रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004 /99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण - 
EXTRAORDINARY . . 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II -- Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार, दिसम्बर 17 , 2004 / अग्रहायण 26 , 1926 
NEW DELHI , FRIDAY, DECEMBER 17, 2004/ AGRAHAYANA 26 , 1926 


सं . 1084 ] 
No. 1084 ] 


पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर , 2004 
का. आ . 1384( अ). - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) की धारा 3 
के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे 
दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट अगले आदेशों तक तमिलनाडु राज्य में बाईपासों का संनिर्माण, यदि कोई हो सहित 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -7 का निर्माण करने ( चौड़ा करने ) के लिए अपेक्षित उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के 41.00 
कि . मी. से 91.20 कि . मी. के भूखण्ड ( मदुरई- कन्याकुमारी सेक्शन ) के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन जिला 
राजस्व अधिकारी, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, कलक्टरी, जिला विरुधुनगर , तमिलनाडु को सक्षम 
प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है,: 


अनुसूची 


जिला-: विरुधुनगर 

क्रम सं . 


तालुक का नाम 


( 2 ) 


विरुधुनगर 


अरूप्पुकोट्टई 

सत्तूर 


गाँव का नाम 

(3 ) 
पुलियाँकुलम 
वईपोट्टनपट्टी 

कलुवरपट्टी 
चिन्नाकोलापट्टी 
पोथिरेडियापट्टी 
ओवनईकरपट्टी 

नल्ली 
सत्तूर टाऊन 


[ फा . सं. भाराराप्रा/ तक/ म. प्र. ( एनएस - 2 )/ एमकेएस/ भृ. अ./ 2004 ] 

आलोक रावत, संयुक्त सचिव 


3758 GI/ 2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3(ii)] 


MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
(Department of Road Transport and Highways) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th December, 2004 


S.O . 1384 (E ).- In exercise of the powers conferred by clause (a ) of section 3 of the National Highways Act , 1956 

(48 of 1956 ), the Central Government hereby authorizes the District Revenue Officer , Office of the 
Collector and District Magistrate , Collectorate , District Virudhunagar, Tamil Nadu as the competent 
authority to perform the functions of competent authority under the said Act with effect from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette in respect of the stretch of land from km . 41.00 to 
km. 91 .20 ( Madurai -- Kannyakumari Section ) of National Highway No. 7 required for building 
( widening ) of said National Highway including construction of by- passes, if any , in the State of Tamil 
Nadu as specified in the Schedule below till further orders . 


SCHEDULE 


DISTRICT - VIRUDHUNAGAR 


Serial Number 


Name of the Taluk 


_ ( 2 ) 


Name of the Village 

( 3 ) 
Puliyankulam 
Vaipottanpatti 


Virudhunagar 


Aruppukottai 


Kaluvarpatti 


- 


- 


3 . 


Sattur 


Chinnakollapatti 
Pothireddiapatti 
Ovanaickarapatti 


Nalli 


Sattur Town 


. 


[ F. No. NHAVTech/ GM ( NS-2)/MKS/ LA/ 2004 ) 

ALOK RAWAT , Jt . Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 17 दिसम्बर, 2004 


का . आ . 1385( अ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 
के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे 
दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -7 का निर्माण करने ( चौड़ा करने ) 
के लिए अपेक्षित उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास, यदि कोई हो सहित 426. 661 कि . मी. (बंगलौर- सेलम -मदुरई 
सेक्शन ) से 41.00 कि . मी . ( मदुरई - कन्याकुमारी सेक्शन ) तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन 
जिला राजस्व अधिकारी , कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, कलक्टरी, जिला मदुरई, तमिलनाडु को सक्षम 
प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है,: 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची 


जिला : मदुरई 

क्रम सं . 


तालुक का नाम 


गाँव का नाम 


मदुरई उत्तर 
मदुरई दक्षिण 
थिरूमंगलम 


परावई 
संबाकुडी 
उचापट्टी 
धरमाथुपट्टी 


[ फा . सं. भाराराप्रा /तक/म.प्र. ( एनएस -2 )/एमकेएस/ भू. अ./2004 ] 

आलोक रावत, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th December, 2004 


S. 0 . 1385 ( E ). --In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 3 of the National Highways Act, 1956 

(48 of 1956 ), the Central Government hereby authorizes the District Revenue Officer, Office of the 
Collector and District Magistrate , Collectorate , District Madurai, Tamil Nadu as the competent authority 
to perform the functions of competent authority under the said Act with effect from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , in respect of the stretch of land from km . 426 .661 
(Bangalore-Salem -Madurai Section ) to km . 41.000 (Madurai - Kannyakumari Section ) of National 
Highway No. 7 for building (widening ) of said National Highway, including construction of by-passes, if 
any , in the State of Tamil Nadu falling under the villages specified in the Schedule below . 


SCHEDULE 


DISTRICT - MADURAI 


Serial Number 


Name of the Village 


Name of the Taluk 

( 2 ) 
Madurai North 


Paravai 


Madurai South 


Sambakudi 


Thirumangalam 


Uchapatti 
Dharmathupatti 


[ F. No . NHAVTech/ GM( NS-2)/ MKS/LA/ 2004 ] 

ALOK RAWAT , Jt. Secy. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii )] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर , 2004 
का . आ . 1386 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के 
खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी 
गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -7 का निर्माण करने (चौड़ा करने ) के 
लिए अपेक्षित उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास, यदि कोई हो, सहित 120 . 000 कि . मी . से 224 . 000 कि . मी. के 
भूखण्ड ( मदुरई- कन्याकुमारी सेक्शन ) के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन जिला राजस्व अधिकारी , कलेक्टर और 
जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, कलक्टरी, जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडु को सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन 
करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है,: 

अनुसूची 
जिला : तिरुनेलवेली 
क्रम सं . तालुक का नाम 

गाँव का नाम 

( 3) 
तिरुनेलवेली 

पिरंनचेरी 
___ नंगुनेरी । 

पमपनकुलम 


( 2 ) 


1 . 


2 . 


[ फा. सं. भाराराप्रा/ तक/म. प्र. ( एनएस -2 )/एमकेएस/ भू. अ./2004 ] 

आलोक रावत, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th December, 2004 


S. 0 . 1386( E ). -- In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 3 of the National Highways Act, 1956 

( 48 of 1956 ), the Central Government hereby authorizes the District Revenue Officer, Office of the 
Collector and District Magistrate , Collectorate, District Tirunelveli , Tamil Nadu as the competent 
authority to perform the functions of competent authority under the said Act with effect from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , in respect of the stretch of land from km . 120 . 000 
to km. 224. 000 ( Madurai - Kanmyakumari Section) of National Highway No . 7 for building ( widening ) of 
said National Highway, including construction of by - passes, if any , in the State of Tamil Nadu falling 
under the villages specified in the Schedule below . 


SCHEDULE 


DISTRICT – TIRUNELVELI 


Name of the Village 


Serial Number 1 

Name of the Taluk 

( 2 ) 
Tirunelveli 


Pirancheri 


Nanguneri 


Pampankulam 


[ E. No. NHAI/Tecl / GM( NS-2)/ MKS/LA/ 2004] 

ALOK RAWAT , Jt. Secy. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road . Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


